निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HINA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 अग्रहायण 1942 ( श ० ) 
(सं 0 पटना 918 ) पटना वृहस्पतिवार 26 नवम्बर 2020 

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा) 


अधिसूचना 

22 सितम्बर 2020 
सं ० कारा / स्था 0 (चि 0 )-01-03 / 2016 / 6568 — डॉ दीपक कुमार सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 
मंडल कारा, गोपालगंज, गृह जिला - सारण (छपरा) को स्थानांतरित करते हुए आदर्श केन्द्रीय कारा , बेऊर, पटना में 
पदस्थापित किया जाता है । 

2 डॉ ० सिंह पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना नव पदस्थापित कारा में अविलम्ब योगदान करना 
सुनिश्चित करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीवान जाफर हुसैन खाँ, 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र ०) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 918-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


